.. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

7 वैशाख , 19 3 8 ( श० ) 
संख्या 14 राँची, बुधवार 

27 अप्रैल, 2016 ( ई० ) 


विषय - सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग 1-नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 19 2- 194 भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग-5 - झारखण्ड विधानसभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक, उक्त विधान- मंडल में उप- स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख मैट्रिकुलेसन , आई. ए., आई. एस . सी ., बी. ए , 

प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2 , एम. बी. बी. एस., बी . सी . ई., डिप० इन- एड., 

भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 

एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग-9 . विज्ञापन 
गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग-9 क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग-9 . ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक .. 
पूरक अ 


निकले 


. 


. 


. 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 27 अप्रैल, 20 16 


193 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 

( समन्वय 


. . . . . . . . . . 


शुद्धि पत्र 
26 अप्रैल , 2016 


संख्या. सी0एस0-01/ समिति गठन - 01 / 2015 -- झारखण्ड गजट के असाधारण 
अंक में प्रकाशित अधिसूचना संख्या- 1044 की निर्गमन की तिथि "9 सितम्बर , 2016" 
को "09 जून , 2015 " पढ़ा जाय । 


2. शेष यथावत् । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

ए० के० पोद्दार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


194 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 27 अप्रैल, 2016 
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


. . . . . . 


राज्यादेश 
20 अप्रैल, 2016 


सेवा में , 


महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) 
झारखण्ड, पो0 - डोरण्डा, राँची । 


विषयः 


मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 15 मार्च, 2016 में मद संख्या-14 के रूप में लिये गये 
निर्णय के आलोक में राँची जिलांतर्गत नगड़ी अंचल के मौजा- आनी, थाना सं0 - 227 , 
खाता सं0 -30 , 14 एवं 07 , प्लॉट सं0 -3 3 1, 3 64 , 365 , 366 , कुल रकबा . 2 .00 
एकड़ ( एच. ई. सी . लि0 से झारखण्ड सरकार को प्राप्त भूमि ) न्याय सदन, झालसा के 
भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार , राँची के साथ निःशुल्क 
भू. हस्तांतरण के संबंध में | 
संख्या. संचिका सं0 . 04/ स0 भू0 राँची (JHALSA ).2 4/ 15 - 15 70/ रा0 


आदेशः स्वीकृत । 
i) उपायुक्त , राँची प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातो एवं प्लॉटो में अंकित 
रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् 
पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे । 
ii ) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं 
रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन 
एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


उदय प्रताप, 
सरकार के संयुक्त सचिव | 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 14 - 50 | 


